380 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAY . 8, 2012 ( VYSK. 18, 1934 SAKA) 


[ PART I 


राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 


+ 


2 . 


3 . 


निर्वाचन सदन, प्लाट नं0-2, सेक्टर-17, पंचकूला 

दिनांक 24 अप्रैल, 2012 
क्रमांक रा ०सि ० आ o/3 ई-11/2012/917. - राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, 
महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पंचायत आम चुनाव वर्ष 2010 में निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के 
नामों की अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई, 2010 को जारी की गई थी । 

आयोग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई, 2010 व 16 जुलाई, 2010, में कुछ जिलों से अधिसूचना की कुछ प्रविष्टियों में 
संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये थे, प्राप्त संशोधन प्रस्तावों पर आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक रा ०नि ० आ o/3ई -11/2010/ 6149-6169 
दिनांक 20 जुलाई, 2010 अनुसार राज्य के सभी उपायुक्त एवं जिलानिर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) को लिखा गया था कि उनके जिले के निर्वाचित 
पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों में कोई संशोधन किया जाना है तो उस बारे में आयोग को दिनांक 22 जुलाई, 2010 सायं 4.00 बजे तक 
सूचित करने का कष्ट करें ताकि आवश्यक संशोधन किया जा सके , तत्पश्चात् आयोग द्वारा उनके संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा । 
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत , महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल से दिनांक 22 जुलाई , 2010 तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, अन्य 
जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर आयोग द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2010 को अधिसूचना में शुद्धिपत्र जारी किया गया । 

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल ने अपने यादी क्रमांक पंचायत 2010/16936 दिनांक 
6 दिसम्बर, 2010 द्वारा आयोग को सूचित किया कि उनको खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, कनीना द्वारा अपने पत्र दिनांक 7 अक्तूबर , 
2010 अनुसार सूचित किया कि ग्राम पंचायत तलवाना के सदाराम पंच वार्ड नं ० 2 को दिनांक 6 जून , 2010 को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पंच पद 
का निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया हुआ है । लेकिन नोटिफिकेशन में लिपिकीय गलती से सदाराम की जगह धर्मसिंह का नाम नोटिफिकेशन हुआ है । 
उनके कार्यालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 25 अक्तूबर , 2010 अनुसार रिपोर्ट मांगी गई थी जिसमें खण्ड अधिकारी कनीना द्वारा अवगत करवाया 
गया है कि कम्प्यूटर की टाईपिंग की त्रुटि से सदाराम की जगह धर्मसिंह का नाम नोटिफिकेशन हुआ है । कि जबकि शपथ श्री सदाराम पंच द्वारा 
ली गई है तथा ग्राम पंचायत की कार्यवाही में भी श्री सदाराम पंच द्वारा ही भाग लिया जा रहा है । चुनाव परिणाम अनुसार धर्मसिंह को 49 तथा 
श्री सदाराम को 53 मत प्राप्त हुये है परन्तु कार्यालय में मिलान के उपरांत खण्ड अधिकारी कनीना द्वारा भेजी गई सूची में धर्मसिंह का नाम 
विजयी उम्मीदवारों की सूची में भेजा गया है । इस प्रकार अधिसूचना में भी धर्मसिंह का नाम अधिसूचित हुआ है। इस प्रकार अधिसूचना हेतु सूची 
का ठीक मिलान न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत 
महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल द्वारा परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये ग्राम पंचायत तलवाना के पंच वार्ड नं 0 2 में धर्मसिंह पुत्र श्री फूलसिंह की 
जगह सदाराम पुत्र उदय सिंह पंच अधिसूचना में दुरूस्त करने हेतु आयोग से अनुरोध किया गया । 

इसी मामले में आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक एस० ई ० सी ०/3 ई-|| 2011/350 दिनांक 16 फरवरी, 2011 अनुसार वित्तायुक्त एवं प्रधान 
सचिव, हरियाणा सरकार को अन्य मामलों सहित उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, करनाल द्वारा आयोग को भेजे गये संशोधन 
प्रस्तावों पर टिप्पणी देने हेतु लिखा गया जिस पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 20 जून , 2011 अनुसार आयोग को सूचित किया उन्होंने इस पर 
सम्बन्धित उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार 
विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा आयोग को नियमानुसार संशोधन करने बारे कहा गया तथा उन्होंने यह भी सूचित किया कि उनके द्वारा दोषियों 
के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को निर्देशित कर दिया जायेगा । 

मामले में आयोग द्वारा अपने स्तर पर भी जांच की गई तथा आवश्यक कानूनी राय भी प्राप्त की गई जिस पर उपायुक्त एवं जिला 
निर्वाचन अधिकारी पंचायत, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल से पुन: मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें उन्होंने वर्णित किया है कि :-- 

“ आयोग के निर्देशानुसार उन्होंने सूचित किया है कि श्री धर्म सिंह पुत्र श्री फूल सिंह पंच पद के उम्मीदवार के ब्यान लिये गये तथा खण्ड 
कनीना श्री लीलाराम सहायक, सरपंच ग्राम पंचायत तलवाना, ताराचन्द ग्राम सचिव , नरेश कुमार ग्राम सचिव तथा दिनांक 23 जनवरी , 2012 
को औमप्रकाश ग्राम सचिव, देवेन्द्र सिंह ग्राम सचिव तथा आर ० ओ ० श्री जयसिंह विज्ञान अध्यापक ग्राम पंचायत तलवाना, मोहल्डराम 
ए ० आर० ओ०- कम-पीओ के ब्यान लिये गये और इनको निजी रूप से भी सुना गया । चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ग्राम पंचायत तलवाना वार्ड नं ० 
2 व चुनाव अधिकारियों तथा खण्ड कार्यालय के कर्मचारियों को सुनने उपरांत व रिकार्ड का अवलोकन करने उपरान्त उपरोक्त ब्यानात व 
कार्यालय में उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि चुनाव परिणाम तैयारामिलान करते समय अधिसूचना/प्रकाशन हेतु भेजी गई सूची 
जिसमें पंच/ सरपंच विजयी के नाम पंचायतवार व वर्गवार लिखे गये हैं । उसके अन्त में श्री लीला राम सहायक खण्ड कनीना अब खण्ड 
महेन्द्रगढ़ तथा श्री नरेश कुमार ग्राम सचिव खण्ड कनीना अब खण्ड जुलाना जिला जीन्द व श्री ओमप्रकाश व श्री ताराचन्द ग्राम सचिव खण्ड 
कनीना के हस्ताक्षर पाये गये है । अत: ये लिपिकीय त्रुटि के लिए इन कर्मचारियों को जिम्मेवार ठहराते हुये ग्राम पंचायत तलवाना के पंच वार्ड 
नं ० 2 में नाम की शुद्धि हेतु मामला पुन: इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि श्री सदाराम पुत्र उदय सिंह का नाम श्री धर्मसिंह पुत्र 
फूल सिंह के स्थान पर पूर्व जारी अधिसूचना में संशोधन के लिए भेजा जा रहा है । उन्होंने इसके अतिरिक्त इस त्रुटि के लिए जिम्मेवार 
कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए निदेशक पंचायत हरियाणा चण्डीगढ़ को लिख दिया गया है । 


4 . 


-- 


5 . 


। 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY . 8 , 2012 ( VYSK. 18 , 1934 SAKA) 


381 


6 . 


परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये आयोग द्वारा भविष्य में इस प्रकार की प्रवृति को रोकने हेतु आदेश क्रमांक रा० नि ० आ o /3 ई-11/ 2011748 
दिनांक 16 मई , 2011 जारी किया गया है जिसमें निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के नाम आयोग को अधिसूचना हेतु भेजने से पूर्व 
उनकी जांच करने व सम्बन्धित कर्मचारी/ अधिकारी की जिम्मेवारी तय की गई है । इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नाम आयोग को 
अधिसूचना में अधिसूचित करने हेतु भेजे जाने उपरांत यदि कोई गलती पाई जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार होंगे और 
लापरवाही के लिए उक्त अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही के पात्र होंगे । 


7 . 


उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल द्वारा वार्ड नं० 2 ग्राम पंचायत 
तलवाना, खण्ड कनीना में पहले अधिसूचित पंच के स्थान पर संशोधन हेतु दिये गये प्रस्तावित नाम और कानूनी राय को मध्यनजर रखते हुये 
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा अपनी अधिसूचना क्रमांक एस० ई० सी ०/ई-1/2010/5461 दिनांक 6 जुलाई, 2010 में निम्न प्रकार से संशोधन करता है : 


–० ग्राम पंचायत 


पंच 
वार्ड 


पहले अधिसूचित नाम 


अब संशोधित नाम 


संशोधन हेतु 
प्रस्तावित नाम 


सं ० का नाम 


नम्बर 


1 . 


तलवाना 


2 


धर्म सिंह पुत्र फूलसिंह 


सदाराम पुत्र उदय सिंह 


सदाराम पुत्र उदय सिंह 


आदेश द्वारा । 


पंचकुला : 


सचिव, 


दिनांक 20 अप्रैल, 2012 


राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा । 


STATE ELECTION COMMISSION , HARYANA 
NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2 , SECTOR - 17 , PANCHKULA 


The 25th April, 2012 


925 


No. SEC /3E - 11/ 2012 /925 --Whereas, the name of Smt. Parmila Wlo Sh . Satish , President, Zila Parishad , Rewari 
was notified under Section 161 (4 ) of Haryana Panchayati RajAct , 1994 vide State Election Commission s Notification 
No. SEC /3E- II/ 2010 /6703 , dated 19th August , 2010 . 


And , whereas , the Deputy Commissioner, Rewari informed this Commission vide his Endst. No. 789 dated 
19th April , 2012 that “ No Confidence Motion " against Smt. Parmila W /o Sh . Satish , President, Zila Parishad , Rewari , 
has been passed in a meeting held on 18th April, 2012. It has thus been proposed to de -notify the nameof above said 
President of Zila Parishad, Rewari. 


Now , as per the proposal of Deputy Commissioner, Rewari, the State Election Commission , Haryana hereby de 
notifies the name of Smt . Parmila W /o Sh. Satish, President , Zila Parishad, Rewari fromthe notification issued by the 
Commisison vide No. SEC /3E- II/ 2010/6703 dated 19th August, 2010 . 


Panchkula : 


DHARAM VIR , 


The 25th April, 2012 


State Election Commissioner, Haryana . 


